निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 542 ) 


5 अग्रहायण 1930 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 26 नवम्बर 2008 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

17 नवम्बर 2008 
सं0 - 7 / स्था . 1 - 9 - 2 / 08का . - 12120 / श्री शील आशीष (मेधा क्रमांक - 255 ) परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश ( कनीय 
कोटि ), नवादा, जिनकी नियुक्ति 26वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या- 10017 
दिनांक 08.11.07 के द्वारा की गई है , के द्वारा दिया गया त्यागपत्र दिनांक 27.08.08 के प्रभाव से इस शर्त के साथ स्वीकार 
किया जाता है कि श्री आशीष के पास कोई विभागीय बकाया / सामग्री न हो । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजवंश मणि सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 


बिहार गजट ( असाधारण ) 542 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


